रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - - खण्ड 4 
PART IISection 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार , अप्रैल 10 , 2006 / चैत्र 20 , 1928 
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10 , 2006 /CHAITRA 20 , 1928 


% 


सं. 60] 
No. 60] 


- 


INIK 


केन्द्रीय भण्डारण निगम 
( भारत सरकार का उपक्रम ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006 


सं० के . भ.नि ./xiv -4/भर्ती: - वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम,1962 ( 1962 का 
58 ) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम केन्द्रीय 
सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण निगम ( कर्मचारी ) विनियम, 1986 में संशोधन 
करने हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् 


. . 1. (1 ) 


___ 2. 


40 ख (i) 


इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम ( कर्मचारी ) ( 30वाँ संशोधन ) 
विनियम , 2006 कहा जाएगा । 
ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे । 
केन्द्रीय भण्डारण निगम ( कर्मचारी ) विनियम 1986 में विनियम 40 क के 
पश्चात् निम्निलिखित विनियमों को सम्मलित किया जायेगा अर्थात् - 
विनियम 40 क का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम एक 
समिति का गठन करेगा जिसे शिकायत समिति कहा जाएगा । 
उप- विनियम (i) के अधीन गठित की गई शिकायत समिति में निगम की . 
एक वरिष्ठ स्तर की महिला अधिकारी होंगी जो समिति के अध्यक्ष के रूप में . 
कार्य करेंगी, तीन अन्य महिला कर्मचारी सदस्य के रूप में कार्य करेंगी, एक 
महिला कार्यकारी सदस्य ( यौन उत्पीड़न विषय में अच्छी ज्ञाता गैर- सरकारी 
संस्थान या अन्य निकाय से ) के रूप में कार्य करेंगी तथा निगम का एक 
अधिकारी समिति के सदस्य ( सचिव ) के रूप में कार्य करेगा । 


(ii ) 


1083 GI/ 2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


__ [ PART III - SEC . 4] 


___ 40 ग . 


शिकायत समिति जांच प्राधिकारिकी होगी जो मामले की जांच करेगी और 
निगम में कार्य स्थल पर किसी महिला से हुए यौन उत्पीड़न की स्थिति का 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा इस प्रतिवेदन को इन नियमों के अधीन जाँच 
प्रतिवेदन माना जाएगा । 


ओ. पी. भारती, महाप्रबंधक ( कार्मिक ) 
[विज्ञापन III/IV / असा./ 103/ 2006 ] 


- 


..-... 


- 


.. 


टिप्पणी : - मुख्य विनियम , भारत के राजपत्र असाधारण , भाग - III , खण्ड-4 में दिनांक 28 

फरवरी, 1986 के संख्या सी . डब्ल्यू . सी ./14-4/स्थापना द्वारा प्रकाशित किए 

गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:- . 
सी . डब्ल्यू . सी ./ 14 -4स्थापना दिनांक 01.04. 1987 
सी . डब्ल्यू. सी./ 14- 4स्थापना दिनांक 19.06. 1987 
सी . डब्ल्यू. सी./ 14-4स्थापना दिनांक 19. 06 . 1987 
सी . डब्ल्यू. सी ./14- 4स्थापना दिनांक 29. 01. 1988 
सी . डब्ल्यू. सी./ 14-4स्थापना दिनांक 24 . 06 . 1988 
सी .डब्ल्यू. सी ./14-4 भर्ती दिनांक 09. 06. 1989 
सी . डब्ल्यू . सी./14-4भर्ती दिनांक 24. 11 . 1989 
सी . डब्ल्यू. सी ./ 14 -4भर्ती दिनांक 15.10. 1990 
सी . डब्ल्यू. सी ./ 14 -4भर्ती दिनांक 26 . 10 . 1990 
सी . डब्ल्यू. सी ./ 14-4भर्ती दिनांक 30. 11. 1990 
सी . डब्ल्यू. सी./ 14 -4भर्ती दिनांक 21.12. 1990 

सी . डब्ल्यू . सी./ 14- 4भर्ती दिनांक 08.02.1991 
13 सी. डब्ल्यू. सी./ 14-4भर्ती दिनांक 17 . 05 . 1991 
14 सी . डब्ल्यू. सी./ 14 -4भर्ती दिनांक 04. 10. 1991 

सी . डब्ल्यू . सी ./14-4भर्ती दिनांक 18. 12. 1992 
सी . डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 29 .12. 1992 
सी . डब्ल्यू . सी ./ 14 - 4भर्ती दिनांक 17. 02. 1993/15. 12. 1993 

सी . डब्ल्यू . सी./ 14-4भर्ती दिनांक 8.03. 1994 
19 सी. डब्ल्यू. सी ./14-4भर्ती दिनांक 28. 03. 1995 

सी . डब्ल्यू . सी ./ 14 -4भर्ती दिनांक * 14. 11 .1995 /* * 22. 11 .1995 
सी . डब्ल्यू. सी ./ 14- 4भर्ती दिनांक * 30 .04. 1996/ * * 22.05. 1996 
सी . डब्ल्यू . सी./14-4भर्ती दिनांक 28 . 05 . 1998 
सी . डब्ल्यू . सी ./14-4भर्ती दिनांक * 19 . 04 . 1999 /* * 26 .04. 1999 
सी . डब्ल्यू . सी ./ 14 - 4भर्ती दिनांक * 10. 06. 1999/* * 30 . 05. 1999 
सी . डब्ल्यू . सी ./ 14- 4भर्ती दिनांक * 02.12. 2002/* * 05. 12. 2002 
सी . डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 27 . 02 . 2004 
सी . डब्ल्यू. सी ./14-4भर्ती दिनांक * 30 .07. 2004/ * * 31. 07 . 2004 


( 97 III --- Que 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


28 .584 . xfT./ 14 - 47af ferich * 28 .01.2005 /* * 11 .02.2005 
291 . . 7ft./ 14 -44df fria * 01.02. 2006 /* * 08 .02. 2006 


* 


* * 


अधिसूचना की तिथि 
भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION 
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st March, 2006 


No . CWC / XIV - 4 / Rectt . In exercise of powers conferred by section 
42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central 
Warehousing Corporation , with the previous sanction of the Central 
Government, hereby makes the following regulations further to amend 
the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely : 


1 . (i) These regulations may be called the Central Warehousing 
Corporation (Staff) (30th Amendment) Regulations,2006 . 


. (ii) They shall come into force on the date of their publication in 
the Official Gazette . 


2 . In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations , 1986 , 
after Regulation 40 (A ) the following regulations shall be inserted , 
namely : 


40 (B )(i) The Corporation shall constitute a Committee to be called the 
Complaints Committee for the purpose of ensuring compliance of 
Regulation 40A ; 


(ii ) The Complaints Committee constituted under sub -regulation (i) shall 
consist of a Senior level Women Officer of the Corporation to act as 
Chairman of the Committee , three other Women employees to act as 
members , one Women Executive member ( from NGO or other body 
which is familiar with the issue of sexual harassment) to act as member 
and an Officer of the Corporation to act as Member (Secretary ) of the 
Committee ." 


40 (C )- “ The Complaints committee shall be the inquiry authority to 
inquire into and report the indulgence of sexual harassment of any 
women at her work place of the Corporation and the report of the said 
committee shall be treated as an inquiry report under these rules " 


O . P. BHARATI,GeneralManager (Personnel ) 

[ADVT / IV /Exty./ 103/2006 ] 


. 


-..- 


- 


-. 


-.. 


4 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART III — SEC .4 ] 


Note : - The Principal regulations were published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part - III, Section 4 vide No . CWC / XIV . 
# / Estt. Dated 28 . 2 . 1986 and subsequently amended vide : - 

1. CWC / XIV - 4 / Estt. Dated 01. 04 . 1987 . 
2 . CWC /XIV - 4 / Estt. Dated 19 . 06 . 1987. 
3 . CWC / XIV - 4 / Estt. Dated 19 . 06 .1987. 
4 . CWC / XIV - 4 / Estt. Dated 29 .01. 1988 
5 . CWC / XIV - 4 / Estt . Dated 24 . 06 . 1988 . 
6 . CWC / XIV - 4 / Rectt . Dated 09. 06 . 1989 . 
7 . CWC / XIV - 4 / Rectt . Dated 24 . 11 . 1989. 
8 . CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated 19. 10 . 1990 . 
9 . CWC /XIV - 4 / Rectt. Dated 26 . 10 . 1990 . 
10 . CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated 30 . 11 . 1990 . 
11. CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated 21. 12 . 1990 
12 . CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated 08 . 02 . 1991 
13 . CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated 17 . 05 . 1991. 

CWC /XIV - 4 / Rectt. Dated 04 . 10 . 1991 
CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated 18 . 12 . 1992 . 
CWC / XIV -4 / Rectt. Dated 29. 12 . 1992 
CWC / XIV -4 / Rectt . Dated 17 . 2 . 1993 / 15 . 12 . 1993 
CWC / XIV -4 / Rectt. Dated 08 . 03 . 1994 

CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated 28 .03 . 1995 
20 . CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated * 14 . 11. 1995 / * * 22 . 11 . 1995 

CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated * 30 . 04 . 1996 / * * 22 .5 . 1996 
22 . CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated 28 .05 . 1998 
23 . CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated * 19 .04 .1999 / * * 26 . 4 . 1999 

CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated * 10 . 06 .1999 / * * 30 .6 . 1999 

CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated * 2 . 12 . 2002 ) * * 05 . 12 . 2002 
26 . CWC / XIV - 4 / Rectt . Dated 27 .02 . 2004 . 
27 . CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated * 30 . 07 . 2004 / * * 31. 07 .2004 
28 . CWC / XIV - 4 /Rectt. Dated * 28 .01. 2005 /* * 11. 02 . 2005 
29 . CWC / XIV - 4 / Rectt. Dated * 01. 02 . 2006 / * * 08 .02 . 2006 


14 .. 


16 . 


18 . 


19 . 


21. 


24 . 


* Date of Notification 
* * Date of Publication of the Notification in the Gazette of India . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


